रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD . NO D. L.-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II _ Section 3 — Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, मंगलवार , अगस्त 27 , 2002 / भाद्र 5, 1924 
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2002/BHADRA 5 , 1924 


215les 


सं . 402 ] 

No. 402 ] 


- 


- 


- 


- 


- 


वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2002 
सा . का .नि . 606 ( अ ). - राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 
के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम विनिर्णय 
प्राधिकरण ( समूह क " और समूह ख ") भर्ती नियम, 2000 में 
संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 
, 1. ( 1 ) ये नियम अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण ( समूह क 

और समूह " ख " ) भर्ती ( संशोधन ) नियम, 2002 

कहे जाएंगे । 
( 2 ) ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की 

सारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण ( समूह " क " और समूह " ख " ) 
भर्ती नियम , 2000 में मद (ii ) में निजी सचिव के पद से संबंधित 
अनुसूची के कॉलम 12 में निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, 
अर्थात् : 

( iii ) 5500 -9000 रु. के वेतनमान में तीन वर्ष की नियमित 
सेवा, अथवा " 
[ सं. 21/2002/ फा . सं. 23/15/98 - प्रशासन I- ग ] 

वी , पी . भारद्वाज, उप सचिव 
टिप्पणी : - मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 7 फरवरी , 2000 

को सा . का. नि. सं. 60 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा 
उनमें अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है । 


MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS 

( Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 27th August , 2002 
G.S . R. 606 ( E ). - Inexercise of the powers conferred 
by the proviso to article 309 of the Constitution, the 
President hereby makes the following rules to amend the 
Authority for Advance Rulings (Group ‘ A ’ and Group B ) 
RecruitmentRules, 2000 , namely : 
1. (1) These rules may be called the Authority for 

Advance Rulings (Group A and Group B ) 

Recrutinent ( Amendment ) Rules, 2002. 
(2 ) They shall come into force from the date of 

thcir publication in the Official Gazette . 
2. In the Authority for Advance Rulings (Group A 
and Group B ) Recruitment Rules, 2000 in Column 12 of 
the Schedule relating to the post of Private Secretary for 
Item( ii ), the following itcm shall be substitutcd, namcly :: 


" ( ii) with three years regular service in the pay scale 
of Rs. 5500-9000%; or " 

[ No. 21/ 2002/ F No. 23/ 15/ 98- Ad I- C ] 

V. P. BHARDWAJ, Dy Secy. 
Note : The Principal rules were published vidc GSR No . 

60 dated the 7th February , 2000 in the Gazette of 
India and these- have not been amended so far . 


2689 GI/ 2002 


Printed by the Manager, Govt of India Prças, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

und Published by the Controller of Publications. Delhi-110034 


